— 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


क्रमांक 


भागना 


भागना 


No. 92-2023/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 23 मई, 2023 

(2 ज्येष्ठ, 1945 शक) 
विधायी परिशिष्ट 

विषय वस्तु 

अधिनियम 

कुछ नहीं 

अध्यादेश 

कुछ नहीं 


भागनाा 


भाग-19५ 


प्रत्यायोजित विधान 


अधिसूचना संख्या का०्आ० 32 / ह०अ० 11 / 1994 / elo 211 / 2023, दिनांक 23 मई, 2023- 
ग्राम पंचायत समालखा, खण्ड लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र के पंचों और सरपंच के आम चुनाव, 
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 15 जून, 2023 तक हरियाणा राज्य में करवाए 
जाने बारे। 


शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 
कुछ नहीं 


(0हरणा) 


पृष्ठ 


207-208 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 23, 2023 (7४81. 2, 1945 SAKA) 207 


arT-Ill 
हरियाणा सरकार 


विकास तथा पंचायत विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 23 मई, 2023 


PAT Hloslo 32/ह०अ० 11/1994 / धा० 211 / 2023.-- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) 
की धारा 211 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के 
राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि ग्राम पंचायत समालखा, खण्ड लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र के पंचों और सरपंच के आम 
चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 15 जून, 2023 तक हरियाणा राज्य में करवाए जाएंगे। 


अनिल मलिक, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
विकास तथा पंचायत विभाग। 


208 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 23, 2023 (JYST. 2, 1945 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 
Notification 
The 23rd May, 2023 


No. S.O. 32/H.A. 11/1994/S. 211/2023.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with 
sub-section (2) of section 211 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), the Governor of Haryana hereby 
directs that general election of Panches and Sarpanch of Gram Panchayat Samalkha, Block Ladwa, District 
Kurukshetra shall be held in the State of Haryana by the 15th June, 2023 as specified by the State Election 


Commission. 


ANIL MALIK, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Development and Panchayats Department. 


10387—L.R.—H.G_P., 00. 


